निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


26 ज्येष्ठ 1932 ( श ) 
पटना, बुधवार , 16 जून 2010 


( सं० पटना 372 ) 


जल संसाधन विभाग 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचना 

7 मई 2010 
सं0 22 / नि०सि० (सिवान) - 11 - 04 / 2010 / 738 — श्री पारस नाथ राय , अवर प्रमंडल पदाधिकारी ( सहायक 
अभियन्ता), सारण नहर अवर प्रमण्डल, गुठनी को अपने उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना, अपने दायित्व का 
निर्वहन नहीं करना अनुशासनहीनता बरतना एवं अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत समुचित रूप से पटवन नहीं कराने आदि 
आरोपों के लिए निलंबित कर उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक ( वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 
के नियम - 17 के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है । 

2. तद्नुसार श्री राय को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है । 
3. श्री राय को निलंबन अवधि में अनुमान्य निर्वहन भत्ता देय होगा । 
4 . निलंबन अवधि में श्री राय का मुख्यालय, मुख्य अभियंता का कार्यालय जल संसाधन विभाग , गया 
निर्धारित किया जाता है । 
5 . विभागीय कार्यवाही से संबंधित संकल्प अलग से निर्गत किया जाएगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

कृष्ण कुमार प्रसाद , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 372 - 571 +10- डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih.nic .in 


